सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 अग्रहायण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1029 राँची, शुक्रवार, 


6 दिसम्बर, 2019 ( ई ० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
18 नवम्बर , 2019 


संख्या-9 / नि आरोप धनबाद -35 / 2016-4518/ रा ०, -- झारखण्ड के राज्यपाल को ऐसा विश्वास 
करने का पर्याप्त कारण है कि मुख्य सचिव , झारखण्ड के निदेशानुसार अवैध कोयला उत्खनन एवं 
परिवहन से संबंधित मामले के संबंध में प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 
अनुमंडल पदाधिकारी , धनबाद के आदेश ज्ञापांक -2240/ सी ., दिनांक -25.07.14 द्वारा 

श्री 

राहुल कुमार 
चौबे, तदेन अवर निबंधक, गोविंदपुर , धनबाद की प्रतिनियुक्ति , दिनांक -10.08.14 को जिला नियंत्रण 
कक्ष में की गई थी । परंतु अवैध कोयला खनन/ परिवहन संबंधी प्राप्त सूचनाओं पर कार्रवाई के संबंध 
में जानकारी प्राप्त करने पर उनके 

द्वारा पुलिस बल एवं वाहन की अनुपलब्धता की बात बतायी 
गई । अनुमंडल पदाधिकारी , धनबाद द्वारा तहकीकात करने पर पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी, श्री 
चौबे प्रतिनियुक्ति स्थान से अनुपस्थित थे तथा उनके द्वारा पुलिस बल एवं वाहन की अनुपलब्धता 
की बात बताकर गलत बयानी की गई । 


2 


2 . 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 6 दिसम्बर, 2019 
इससे स्पष्ट होता है कि श्री चौबे अनधिकृत रूप से जिला नियंत्रण कक्ष से अनुपस्थित थे तथा 
उनके द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी एवं गलत बयानबाजी कर गुमराह करने 
का प्रयास किया गया जो सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 का स्पष्ट उल्लंघन है । 

अतः श्री राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन अवर निबंधक , गोविंदपुर , धनबाद सम्प्रति अवर 
निबंधक , देवघर के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2016 
के नियम -16 के तहत प्रपत्र - क में वर्णित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का 
निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 

तदनुसार श्री चौबे को आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की निर्गत तिथि से एक पक्ष 
के अंदर नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव/ बयान प्रस्तुत करें । 

श्री विनोद चन्द्र झा , से.नि.भा.प्र.से., विभागीय जाँच पदाधिकारी को श्री चौबे के विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

अपर समाहर्ता, धनबाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 
विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


4 . 


5 . 


6 . 


1 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1029 


50 


